218 


HARYANA GOVT GAZ .. 


MAY 14,1996 (VYSK. 24 , 1918 SAKA) 


[ PART I 


AGENDUM AND CORRIGENDUM 


Dated 17th April , 1996 


No. 6462. - In the notification under section 7 issued, -vide this office no . 2831-38/ 211/I- L , 
dated 19th February , 1996 published in Haryana Government Gazette may be read in line 4 of 
Para 2 as 

Land Acquistion Officer/Collector, Public Works Department Irrigation Department , 
Ambala instead of Rohtak . 

(Sd. ) 
Superintending Engineer, 

Y. W. S. Circle , Rohtak . 
AGENDUM AND CORRIGENDUM 


The 17th April, 1996 


No. 6470. - In the notification under Section 7 issued , -vide this office no . 2823-30 /211 /I- L , 
dated 19th February, 1996 published in Haryana Government Gazettc may be read in line 4 of para 
2 as Land Acquisition Officer/Collector , Public Works Department, Irrigation Department, Ambala 
instead of Rohtak . 

( Sd) 
Superintending Engineer , 
Y. W. S. Circle , Rohtak . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 18 अप्रैल, 1996 
ऋमांक 690 - ज - 2-96/ 9439.-- श्री सूरज भान , 

पुत्र श्री मुन्सीराम , गांव जन्डला, तहसील करनाल , 
जिला करनाल को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 894- जन- III - 66/ 16752, दिनांक 18 जुलाई, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - धार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये वाषिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-1-79/ 440 40, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजर की गई थी । 

सूरजभान की दिनांक 21 जून , 1994 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
मधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सूरजभान की विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम रबी , 1995 से 
1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

शुद्धि पत्र 

दिनांक 22 अप्रैल , 1996 
जमाक 3109-7-2-96,9582.-- हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3109- ज -- 2-95 / 
18276, दिनांक 29 नवम्बर , 1995 के पैरा 2 की चौथी पंक्ति में खरीफ , 1996 की बजाये रबी , 1995 पढ़ा 


2 . 


अव श्री 


जाये । 


LATE NOTIFICATIONS 


